निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


बिहार 


संख्या 22 


8 ज्येष्ठ 1941 

( श ० ) 
पटना , 

बुधवार , 
29 मई 2019 ( ई 0 ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग - 1 -नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-11 
भाग - 1 - क - स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। 
भाग - 1 - ख - मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई 0 एससी 0 , 

बी 0 ए 0 , बी 0 एससी 0 , एम 0 ए 0 , 
एम 0 एससी 0 , लॉ भाग -1 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी 0 एस 0 ई 0 , डीप0 
इन - एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 
के परीक्षा - फल , कार्यक्रम , छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


और 2 , 


भाग - 5 -बिहार विधान मंडल में पुर : स्थापित 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या 
उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में 

पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग - 7 - संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ 

अनुमति मिल चुकी है। 
भाग - 8 – भारत की संसद में पुर : स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग - 1 - ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग - 2 - बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले 

गये विनियम , आदेश , अधिसूचनाएं और 
नियम आदि । 

12-12 


भाग - 9 - विज्ञापन 


भाग - 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं और 

भारत गजट । और राज्य गजटों के 


भाग - 9 - क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग - 9 - ख -निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं 
इत्यादि । 

13-13 


नियम , 


उद्धरण । 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक 


पूरक - क 


14-15 


2 


बिहार गजट , 29 मई 2019 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 


वित्त विभाग 


अधिसूचना 

28 मई 2019 
सं0 1 / स्था ० ( ले० से ०) -18 / 2018-4583 / वि ० -- बिहार लेखा सेवा नियमावली, 2000 के अध्याय -3 नियम -9 एवं 
बिहार लेखा सेवा (संशोधन) नियमावली 2011 की कंडिका -4(2) के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त निम्नांकित विवरणी में अंकित 
"बिहार वित्त ( राष्ट्रीय बचत ) सेवा संवर्ग " के 10(दस) राष्ट्रीय बचत पदाधिकारी को बिहार लेखा सेवा के अन्तर्गत मूल कोटि में 
लेखा पदाधिकारी के पद पर वेतनमान 9300-34800 + ग्रेड पे रू ० 4800 / - ( अपुनिरीक्षित) (पुनरीक्षित वेतन स्तर –9) के तहत 
बिहार लेखा सेवा में समायोजित किया जाता है । 
पदाधिकारी का 

वित्त ( रा ० ब ०) 
क्र ० 

सेवा संवर्ग में आरक्षण 
नाम / वरीयता 

वर्तमान पदस्थापन जन्मतिथि 
सं ० 

नियुक्ति की 

कोटि 
क्रमांक 

तिथि 


गृह जिला 


1 


2 


3 


6 


श्री संजय कुमार 


1 


पूर्णिया 


5 
07.09.1968 


7 
सामान्य 


20.07.1998 


झा / 17 


2 


श्री संतोष कुमार 


मुंगेर 


30.06.1969 


24.07.1998 


सामान्य 


अम्बष्ठा / 18 


3 


श्री नीरज कुमार / 19 


बेगुसराय 


19.03.1970 


06.07.1998 


सामान्य 


4 


श्री उत्तम कुमार / 21 


भागलपुर 


01.01.1964 


06.07.1998 


सामान्य 


5 


श्री मनोज कुमार // 22 


छपरा 


15.01.1964 


06.07.1998 


सामान्य 


4 
उप निदेशक, राष्ट्रीय बचत 
कार्यालय , मगध प्रमण्डल, 
गया 
उप निदेशक , राष्ट्रीय बचत 
कार्यालय, पटना प्रमण्डल , 
पटना 
उप निदेशक, राष्ट्रीय बचत 
कार्यालय, तिरहुत प्रमण्डल, 
मुजफ्फरपुर 
प्रभारी उप निदेशक , 
राष्ट्रीय बचत कार्यालय , 
कोशी प्रमण्डल, सहरसा 
सहायक बचत पदाधिकारी 
राष्ट्रीय बचत कार्यालय, 
गोपालगंज 
सहायक बचत पदाधिकारी 
राष्ट्रीय बचत कार्यालय , 
पूर्णिया 
सहायक बचत पदाधिकारी, 
राष्ट्रीय बचत कार्यालय, 
मोतिहारी 
सहायक बचत पदाधिकारी 
राष्ट्रीय बचत कार्यालय, 
दरभंगा 
उप निदेशक, राष्ट्रीय बचत 
कार्यालय, दरभंगा प्रमण्डल , 
दरभंगा 


6 


श्री महबुबूल हक / 23 


पटना 


01.11.1965 


24.07.1998 


सामान्य 


7 


श्री संतोष कुमार 
श्रीवास्तव / 24 


बेतिया 


12.11.1965 


06.07.1998 


सामान्य 


8 


छपरा 


02.02.1964 


06.07.1998 


पिछड़ा वर्ग 


श्री श्याम किशोर 
प्रसाद / 25 


9 


श्री भोला रविदास / 27 


नवादा 


07.05.1970 


01.08.1998 


अनुसूचित 
जाति 


बिहार गजट , 29 मई 2019 


3 


क्र ० 
सं ० 


पदाधिकारी का 
नाम / वरीयता 

क्रमांक 


गृह जिला 


वर्तमान पदस्थापन 


जन्मतिथि 


वित्त ( रा ० ब ० ) 
सेवा संवर्ग में 
नियुक्ति की 

तिथि 


आरक्षण 
कोटि 


1 


3 


4 


5 


6 


7 


10 


2 
श्री राजेन्द्र प्रसाद 
मोची / 28 


पूर्णिया 


24.12.1966 


04.12.1998 


अनुसुचित 
जाति 


प्रभारी उप निदेशक, 
राष्ट्रीय बचत कार्यालय, 
भागलपुर प्रमण्डल 
भागलपुर 


2. उपर्युक्त वर्णित समायोजित पदाधिकारियों को बिहार लेखा सेवा संवर्ग में वरीयता / वित्तीय उन्नयन / प्रोन्नति 
आदि के लिए उनकी नियुक्ति तिथि (बिहार लेखा सेवा के मूल कोटि के पद भार ग्रहण की तिथि) से बिहार लेखा सेवा 
नियमावली, 2000 के प्रावधानों के अनुरूप देय होगा । 

3. इनकी आपसी वरीयता वही होगी जो राष्ट्रीय बचत सेवा संवर्ग में होगी । 

4. सेवांत लाभ आदि के लिए सेवा अवधि की गणना हेतु राष्ट्रीय बचत सेवा संवर्ग में बितायी गयी सेवा अवधि को 
जोड़ा जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
शिव शंकर मिश्र , संयुक्त सचिव । 


खान एवं भूतत्व विभाग 


, 


अधिसूचना 

10 मई 2019 
सं 0 बी 0 एम 0 डी 0 सी0-180-17 / 99-1434 / एम0-- Bihar State Mineral Development Corporation 
Ltd. (बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड ) के निदेशक पर्षद् ( Board of Directors ) को तत्कालिक प्रभाव से अगले 
आदेश तक के लिए निम्नांकित रूप से गठित किया जाता है: 
1 . श्रीमती हरजोत कौर बम्हरा , भा 0 प्र 0 से 0 

अध्यक्ष 
प्रधान सचिव , 
खान एवं भूतत्व विभाग , 

बिहार, पटना । 
2 . श्रीमती हरजोत कौर बम्हरा, भा 0 प्र 0 से 0 

सरकारी सदस्य 
प्रबंध निदेशक , 
बिहार राज्य खनिज विकास निगम लि 0 , 

बिहार , पटना । 
3 . श्री डी 0 के 0 शुक्ला, 

सरकारी सदस्य 
प्रधान मुख्य वन संरक्षक , 
पर्यावरण एवं वन विभाग , 

बिहार , पटना। 
4 . श्री पंकज कुमार सिंह , 

सरकारी सदस्य 
उद्योग निदेशक , 
बिहार , पटना । 

सरकारी सदस्य 
5 . पाण्डेय संतोष कृष्ण सहाय , बि 0 वि 0 से 0 

अपर सचिव , 
वित्त विभाग , बिहार, पटना । 


- 


4 


बिहार गजट , 29 मई 2019 


2. सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-2281 , दिनांक 18.02.2019 के आलोक में एतद् संबंधी पूर्व विभागीय 
अधिसूचना संख्या-3300/ एम0 , पटना , दिनांक -09.08.18 विलोपित मानी जायेगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
सुशील कुमार , अवर सचिव । 


पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 


अधिसूचना 

27 मई 2019 
सं 0 भा ० व० से ० ( स्था ०)-07 / 2018-1703 / प ० व ० -- श्री कमलजीत सिंह, भा ० व ० से ०, ( 2004), जो सम्प्रति पदस्थापन 
की प्रतीक्षा में हैं , को वन संरक्षक - सह - अपर सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग , बिहार, पटना के पद पर 
अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव । 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचनाएं 

30 अप्रील 2019 
सं0 7 / शक्ति प्र0-13-01 / 2018 सा 0 प्र0-5737 -- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) की सुसंगत धाराओं 
के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ -2 में उल्लेखित कार्मिकों को 
उनके नाम के सम्मुख स्तम्भों में अंकित विवरण के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं और निदेश देते हैं कि उक्त 
कार्मिक सीवान जिला में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974 ) के अतंर्गत दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 


करेंगे । 


अनुसूची 
तिथि / अवधि 


क्र ० 


प्रयोजन 


जिला का नाम 


कार्मिक का नाम एवं पद 

नाम 


स ० 


की धारा, 


द 0 प्र 0 सं 0 1973 

जिसके 
तहत शक्ति 
प्रदान की गयी है 


दण्डाधिकारी 

(विशेष 
कार्यपालक / 
कार्यपालक ) 

6 


1 


2 


3 


4 


5 


7 


1 


लोक सभा 


द 0 प्र 0 सं 0 1973 
की धारा -21 


मुजफ्फरपुर 


06.05.2019 
एवं 12.05 . 

2019 


आम निर्वाचन , 

2019 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


2 


लोक सभा 


द 0 प्र 0 सं 0 1973 
की धारा -21 


मुजफ्फरपुर 


06.05.2019 
एवं 12.05. 

2019 


आम निर्वाचन , 

2019 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


जिला दण्डाधिकारी, 
मुजफ्फरपुर के 
पत्रांक -67 दि 0 26.04. 
2019 के साथ संलग्न 
सूची में अंकित कार्मिक । 
जिला दण्डाधिकारी, 
मुजफ्फरपुर के 
पत्रांक -68 दि 0 26.04. 
2019 के साथ संलग्न 
सूची में अंकित कार्मिक । 
जिला दण्डाधिकारी, 
मुजफ्फरपुर के 
पत्रांक -69 दि 0 26.04. 
2019 के साथ संलग्न 
सूची में अंकित कार्मिक । 
जिला दण्डाधिकारी , 
मुजफ्फरपुर के 
पत्रांक -70 दि 0 26.04. 
2019 के साथ संलग्न 
सूची में अंकित कार्मिक । 


3 


लोक सभा 


द 0 प्र 0 सं 0 1973 
की धारा -21 


मुजफ्फरपुर 


06.05.2019 
एवं 12.05. 

2019 


आम निर्वाचन, 

2019 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


4 


लोक सभा 


द 0 प्र 0 सं 0 1973 
की धारा -21 


मुजफ्फरपुर 


06.05.2019 
एवं 12.05 . 

2019 


आम निर्वाचन , 

2019 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
शिवमहादेव प्रसाद , अवर सचिव । 


बिहार गजट , 29 मई 2019 


5 


2 मई 2019 
सं0 7 / शक्ति प्र0-13-01 / 2018 सा 0 प्र0-5811-- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) की सुसंगत धाराओं 
के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ -2 में उल्लेखित कार्मिकों को 
उनके नाम के सम्मुख स्तम्भों में अंकित विवरण के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं और निदेश देते हैं कि उक्त 
कार्मिक सीवान जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( ऐक्ट 2, 1974) के अतंर्गत दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 


करेंगे । 


अनुसूची 
तिथि / अवधि 


प्रयोजन 


जिला का नाम 


क्र ० 
स ० 


कार्मिक का नाम एवं पद 

नाम 


द 0 प्र 0 सं 0 1973 
की धारा, जिसके 


दण्डाधिकारी 

(विशेष 
कार्यपालक / 
कार्यपालक) 


तहत शक्ति 
प्रदान की गयी है 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1 


12.05.2019 


लोक सभा 


सिवान 


द 0 प्र 0 सं 0 1973 
की धारा -20 


कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


आम निर्वाचन, 

2019 


2 


12.05.2019 


लोक सभा 


सिवान 


द 0 प्र 0 सं 0 1973 
की धारा -20 


कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


आम निर्वाचन , 

2019 


, 


3 


12.05.2019 


सिवान 


द 0 प्र 0 सं 0 1973 
की धारा -21 


लोक सभा 
आम निर्वाचन , 

2019 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


जिला निर्वाचन 
पदाधिकारी - सह -जिला 
पदाधिकारी , सिवान के 
पत्रांक -135 दि 0 29.04 . 
2019 के साथ संलग्न 
सूची में अंकित कार्मिक । 
जिला निर्वाचन 
पदाधिकारी - सह - जिला 
पदाधिकारी, सिवान के 
पत्रांक -136 दि 0 29.04. 
2019 के साथ संलग्न 
सूची में अंकित कार्मिक । 
जिला निर्वाचन 
पदाधिकारी - सह -जिला 
पदाधिकारी, सिवान के 
पत्रांक -137 दि 0 29.04. 
2019 के साथ संलग्न 
सूची में अंकित कार्मिक । 
जिला निर्वाचन 
पदाधिकारी - सह - जिला 
पदाधिकारी, सीतामढ़ी के 
पत्रांक -963 दि 0 25.04. 
2019 के साथ संलग्न 
सूची में अंकित कार्मिक । 
जिला निर्वाचन 
पदाधिकारी - सह- जिला 
पदाधिकारी, सीतामढी के 
पत्रांक -466 दि 0 24.04. 
2019 के साथ संलग्न 
सूची में अंकित कार्मिक । 
जिला निर्वाचन 
पदाधिकारी - सह- जिला 
पदाधिकारी, मुंगेर के 
पत्रांक -76 दि 0 23.04. 
2019 के साथ संलग्न 
सूची में अंकित कार्मिक । 


4 


चुनाव प्रक्रिया 


लोक सभा 


द 0 प्र सं 0 1973 
की धारा -21 


सीतामढी 


आम निर्वाचन 


की समाप्ति 
तक 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


2019 


5 


चुनाव प्रक्रिया 


लोक सभा 


द 0 प्र 0 सं 0 1973 
की धारा -20 


सीतामढ़ी 


कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


की समाप्ति 


आम निर्वाचन 

2019 


तक 


6 


29.04.2019 


लोक सभा 


द 0 प्र 0 सं 0 1973 
की धारा -20 


कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


मुंगेर 


आम निर्वाचन, 

2019 


बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
शिवमहादेव प्रसाद , अवर सचिव । 


6 


बिहार गजट , 29 मई 2019 


6 मई 2019 
सं 0 7 / शक्ति प्र0-13-01 / 2018 सा 0 प्र0-5994 -- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) की सुसंगत धाराओं 
के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ -2 में उल्लेखित कार्मिकों को 
उनके नाम के सम्मुख स्तम्भों में अंकित विवरण के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं और निदेश देते हैं कि उक्त 
कार्मिक सीवान जिला में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( ऐक्ट 2, 1974) के अतंर्गत दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 


करेंगे । 


अनुसूची 
तिथि / अवधि 


प्रयोजन 


जिला का नाम 


क्र ० 
स ० 


कार्मिक का नाम एवं पद 

नाम 


द 0 प्र 0 सं 0 1973 
की धारा, जिसके 

तहत शक्ति 
प्रदान की गयी है 

3 


दण्डाधिकारी 

(विशेष 
कार्यपालक / 
कार्यपालक) 

6 


1 


2 


4 


5 


7 


1 


लोक सभा 


द 0 प्र 0 सं 0 1973 
की धारा -21 


चुनाव प्रक्रिया 
की समाप्ति 
तक 


आम निर्वाचन, 

2019 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


पश्चिम 
चम्पारण , 
बेतिया 


2 


19.05.2019 


बक्सर 


द 0 प्र 0 सं 0 1973 
की धारा -21 


लोक सभा 
आम निर्वाचन , 

2019 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


जिला निर्वाचन 
पदाधिकारी - सह -जिला 
पदाधिकारी, पश्चिम 
चम्पारण, बेतिया के 
पत्रांक -132 दि 0 04.05. 
2019 के साथ संलग्न 
सूची में अंकित कार्मिक । 
जिला निर्वाचन 
पदाधिकारी - सह -जिला 
पदाधिकारी, बक्सर के 
पत्रांक -145 दि 0 02.05 . 
2019 के साथ संलग्न 
सूची में अंकित कार्मिक । 
जिला निर्वाचन 
पदाधिकारी - सह -जिला 
पदाधिकारी, बक्सर के 
पत्रांक -146 दि 0 02.05 . 
2019 के साथ संलग्न 
सूची में अंकित कार्मिक । 
जिला दण्डाधिकारी, 
गोपालगंज के 
पत्रांक -1762 दि 0 25.04. 
2019 के साथ संलग्न 
सूची में अंकित कार्मिक । 


3 


19.05.2019 


लोक सभा 


बक्सर 


द 0 प्र 0 सं 0 1973 
की धारा -21 


आम निर्वाचन , 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


2019 


4 


30.06.2019 


विधि व्यवस्था 


गोपालगंज 


द 0 प्र 0 सं 0 1973 
की धारा -21 एवं 

144 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
शिवमहादेव प्रसाद , अवर सचिव । 


10 मई 2019 
सं 0 7 / शक्ति प्र0-13-01 / 2018 सा 0 प्र0-6386 - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974 ) की सुसंगत धाराओं 
के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ -2 में उल्लेखित कार्मिकों को 
उनके नाम के सम्मुख स्तम्भों में अंकित विवरण के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं और निदेश देते हैं कि उक्त 
कार्मिक सीवान जिला में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( ऐक्ट 2, 1974 ) के अतंर्गत दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 


करेंगे । 


बिहार गजट , 29 मई 2019 


7 


अनुसूची 
तिथि / अवधि 


प्रयोजन 


जिला का नाम 


क्र ० 
स ० 


कार्मिक का नाम एवं पद 

नाम 


द 0 प्र 0 सं 0 1973 
की धारा , जिसके 

तहत शक्ति 
प्रदान की गयी है 


दण्डाधिकारी 

(विशेष 
कार्यपालक / 
कार्यपालक ) 

6 


1 


2 


3 


4 


5 


7 


1 


12.05.2019 


लोक सभा 


पश्चिम 


द 0 प्र 0 सं 0 1973 
की धारा -21 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


आम निर्वाचन, 

2019 


चम्पारण, 


बेतिया 


जिला निर्वाचन 
पदाधिकारी सह –जिला 
पदाधिकारी, पश्चिम 
चम्पारण , बेतिया के 
पत्रांक -138 / प्र 0 दि ० 
08.05.2019 के साथ 
संलग्न सूची में अंकित 


कार्मिक । 


2 


लोक सभा 


वैशाली 


द 0 प्र 0 सं 0 1973 
की धारा -20 


चुनाव 

प्रक्रिया 
की समाप्ति 

तक 


कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


आम निर्वाचन 


2019 


जिला निर्वाचन 
पदाधिकारी - सह -जिला 
पदाधिकारी, वैशाली के 
पत्रांक -94 दि 0 03.05 . 
2019 के साथ संलग्न 
सूची में अंकित कार्मिक । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
शिवमहादेव प्रसाद , अवर सचिव । 


10 मई 2019 
सं 0 7 / शक्ति प्र0-13-01 / 2018 सा 0 प्र0-6326 - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) की सुसंगत धाराओं 
के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को 
उनके नाम के सम्मुख स्तम्भों में अंकित विवरण के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं और निदेश देते हैं कि उक्त 
कार्मिक सीवान जिला में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( ऐक्ट 2, 1974 ) के अतंर्गत दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 


करेंगे । 


अनुसूची 
तिथि / अवधि 


क्र ० 


प्रयोजन 


जिला का नाम 


कार्मिक का नाम एवं पद 

नाम 


स ० 


द ० प्र ० सं ० 1973 
की धारा , जिसके 

तहत शक्ति 
प्रदान की गयी है 

3 


दण्डाधिकारी 

(विशेष 
कार्यपालक / 
कार्यपालक) 


1 


2 


4 


5 


6 


7 


1 


19.05.2019 


लोक सभा 


द 0 प्र 0 सं 0 1973 
की धारा -21 


कैमूर (भभुआ) 


आम निर्वाचन, 

2019 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


जिला निर्वाचन 
पदाधिकारी - सह - जिला 
दण्डाधिकारी, कैमूर 
( भभुआ ) के पत्रांक -322 
दि 0 06.05.2019 के साथ 
संलग्न सूची में अंकित 
कार्मिक । 
जिला पदाधिकारी, 
पश्चिम चम्पारण, बेतिया 
के पत्रांक -136 / प्र 0 दि ० 
06.05.2019 के साथ 
संलग्न सूची में अंकित 
कार्मिक । 


2 


अगले छह 


विधि व्यवस्था 


द 0 प्र 0 सं 0 1973 
की धारा -21 


माह तक के 

लिए 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


पश्चिम 
चम्पारण , 
बेतिया 


8 


बिहार गजट , 29 मई 2019 


3 


19.05.2019 


जहानाबाद 


द 0 प्र 0 सं 0 1973 
की धारा -21 


लोक सभा 
आम निर्वाचन , 

2019 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


जिला निर्वाचन 
पदाधिकारी - सह -जिला 
पदाधिकारी, जहानाबाद 
के पत्रांक -639 दि 0 06 . 
05.2019 के साथ संलग्न 
सूची में अंकित कार्मिक । 
जिला निर्वाचन 
पदाधिकारी - सह -जिला 
पदाधिकारी, शिवहर के 
पत्रांक -73 दि 0 04.05 . 
2019 के साथ संलग्न 
सूची में अंकित कार्मिक । 


4 


लोक सभा 


शिवहर 


द 0 प्र 0 सं 0 1973 
की धारा -20 


कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


06.05.2019 

से लेकर 
निर्वाचन 
प्रक्रिया की 
समाप्ति तक 


आम निर्वाचन, 

2019 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
शिवमहादेव प्रसाद , अवर सचिव । 


14 मई 2019 
सं 0 7 / शक्ति प्र0-13-01 / 2018 सा 0 प्र0-6459 -- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( ऐक्ट 2, 1974) की सुसंगत धाराओं 
के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ -2 में उल्लेखित कार्मिकों को 
उनके नाम के सम्मुख स्तम्भों में अंकित विवरण के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं और निदेश देते हैं कि उक्त 
कार्मिक विभिन्न जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( ऐक्ट 2, 1974) के अतंर्गत दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 


करेंगे । 


अनुसूची 
तिथि / अवधि 


प्रयोजन 


जिला का नाम 


क्र ० 
स ० 


कार्मिक का नाम एवं पद 

नाम 


द 0 प्र 0 सं 0 1973 
की धारा , जिसके 

तहत शक्ति 
प्रदान की गयी है 

3 


दण्डाधिकारी 

(विशेष 
कार्यपालक / 
कार्यपालक) 

6 


1 


2 


4 


5 


7 


1 


चुनाव प्रक्रिया 


लोक सभा 


द 0 प्र 0 सं 0 1973 
की धारा -20 


नालंदा 


कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


के समाप्ति 
तक 


आम निर्वाचन, 

2019 


2 


विधि व्यवस्था 


जिला निर्वाचन 
पदाधिकारी - सह- जिला 
पदाधिकारी , नालंदा के 
पत्रांक -70 दिनांक 
11.05.2019 के साथ 
संलग्न सूची में अंकित 
कार्मिक । 
जिलाधिकारी , समस्तीपुर 
के पत्रांक -312 दिनांक 
07.05.2019 में 
उल्लिखित श्री दिलीप 
कुमार , श्रीमती 

अन्नु 
कुमार, श्री राकेश कुमार 
सिंह, ( परीक्ष्यमान वरीय 
उप समाहर्ता, 
समस्तीपुर) । 


द 0 प्र 0 सं 0 1973 
की धारा -20 


कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


समस्तीपुर 


दिनांक 
08.05.2019 

से 
31.12.2019 

तक 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
शिवमहादेव प्रसाद , अवर सचिव । 


15 मई 2019 
सं0 7 / शक्ति प्र0-13-01 / 2018 सा 0 प्र0-6511-- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) की सुसंगत धाराओं 
के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ -2 में उल्लेखित कार्मिकों को 
उनके नाम के सम्मुख स्तम्भों में अंकित विवरण के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं और निदेश देते हैं कि उक्त 
कार्मिक विभिन्न जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974 ) के अतंर्गत दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 


करेंगे । 


बिहार गजट , 29 मई 2019 


9 


अनुसूची 


तिथि / अवधि 


प्रयोजन 


जिला का नाम 


क्र ० 
स ० 


कार्मिक का नाम एवं पद 

नाम 


की धारा, 


द 0 प्र 0 सं 0 1973 

जिसके 
तहत शक्ति 
प्रदान की गयी है 

3 


दण्डाधिकारी 

(विशेष 
कार्यपालक / 
कार्यपालक ) 

6 


1 


2 


4 


5 


7 


1 


19.05.2019 


औरंगाबाद 


द 0 प्र 0 सं 0 1973 
की धारा -21 


लोक सभा 
आम निर्वाचन, 

2019 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


2 


19.05.2019 


लोक सभा 


औरंगाबाद 


द 0 प्र 0 सं 0 1973 
की धारा -21 


आम निर्वाचन , 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


2019 


3 


04.05.2019 


लोक सभा 


द 0 प्र 0 सं 0 1973 
की धारा -21 


मधुबनी 


से 06.05 . 


जिला निर्वाचन 
पदाधिकारी - सह -जिला 
पदाधिकारी, औरंगाबाद 
के पत्रांक -337 दि 0 13. 
05.2019 के साथ संलग्न 
सूची में अंकित कार्मिक । 
जिला निर्वाचन 
पदाधिकारी - सह- जिला 
पदाधिकारी, औरंगाबाद 
के पत्रांक -338 दि 0 13. 
05.2019 के साथ संलग्न 
सूची में अंकित कार्मिक । 
जिला निर्वाचन 
पदाधिकारी - सह- जिला 
दण्डाधिकारी , मधुबनी के 
पत्रांक -985 दि 0 29.04. 
2019 के साथ संलग्न 
सूची में अंकित कार्मिक । 
जिलाधिकारी, पटना के 
पत्रांक- 1250 दि 0 14 . 
05.2019 के साथ संलग्न 
सूची में अंकित कार्मिक । 
जिला निर्वाचन 
पदाधिकारी - सह- जिला 
पदाधिकारी, रोहतास के 
पत्रांक -266 दि 0 13.05. 
2019 के साथ संलग्न 
सूची में अंकित कार्मिक । 


आम निर्वाचन, 

2019 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


2019 तक 


4 


द 0 प्र 0 सं 0 1973 
की धारा -21 


चुनाव प्रक्रिया 


पटना 


की समाप्ति 

तक 


लोक सभा 
आम निर्वाचन, 

2019 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


5 


19.05.2019 


लोक सभा 


रोहतास 


द 0 प्र 0 सं 0 1973 
की धारा -21 


आम निर्वाचन , 

2019 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव । 


17 मई 2019 
सं0 7 / शक्ति प्र0-13-01 / 2018 सा 0प्र0-6601 -- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) की सुसंगत धाराओं 
के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को 
उनके नाम के सम्मुख स्तम्भों में अंकित विवरण के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं और निदेश देते हैं कि उक्त 
कार्मिक विभिन्न जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( ऐक्ट 2, 1974 ) के अतंर्गत दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 


करेंगे । 


10 


बिहार गजट , 29 मई 2019 


कार्मिक का नाम एवं पद 


अनुसूची 
तिथि / अवधि 


प्रयोजन 


जिला का नाम 


क्र ० 
स ० 


नाम 


द 0 प्र 0 सं 0 1973 
की धारा , जिसके 

तहत शक्ति 
प्रदान की गयी है 


दण्डाधिकारी 

(विशेष 
कार्यपालक / 
कार्यपालक ) 

6 


1 


2 


3 


4 


5 


7 


1 


चुनाव प्रक्रिया 


लोक सभा 


द 0 प्र 0 सं 0 1973 
की धारा -21 


गोपालगंज 


की समाप्ति 
तक 


आम निर्वाचन , 

2019 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


2 


19.05.2019 


लोक सभा 


गया 


द 0 प्र 0 सं 0 1973 
की धारा -21 


आम निर्वाचन , 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


2019 


जिला निर्वाचन 
पदाधिकारी - सह- जिला 
पदाधिकारी, गोपालगंज 
के पत्रांक -13 / मु० दि ० 
09.05.2019 के साथ 
संलग्न सूची में अंकित 
कार्मिक । 
जिला निर्वाचन 
पदाधिकारी - सह -जिला 
दण्डाधिकारी, गया के 
पत्रांक -3784 दि 0 13.05 . 
2019 के साथ संलग्न 
सूची में अंकित कार्मिक । 
जिला निर्वाचन 
पदाधिकारी - सह -जिला 
पदाधिकारी, अरवल के 
पत्रांक -102 / का 0 को 0 
दि 0 10.05.2019 के साथ 
संलग्न सूची में अंकित 
कार्मिक । 


3 


19.05.2019 


लोक सभा 


अरवल 


द 0 प्र 0 सं 0 1973 
की धारा -21 


आम निर्वाचन, 

2019 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
शिवमहादेव प्रसाद , अवर सचिव । 


17 मई 2019 
सं 0 7 / शक्ति प्र0-13-01 / 2018 सा 0 प्र0-6647_ - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) की सुसंगत धाराओं 
के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ -2 में उल्लेखित कार्मिकों को 
उनके नाम के सम्मुख स्तम्भों में अंकित विवरण के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं और निदेश देते हैं कि उक्त 
कार्मिक विभिन्न जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( ऐक्ट 2, 1974 ) के अतंर्गत दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 


करेंगे । 


अनुसूची 
तिथि / अवधि 


प्रयोजन 


जिला का नाम 


क्र ० 
स ० 


कार्मिक का नाम एवं पद 

नाम 


द 0 प्र 0 सं 0 1973 

जिसके 


की धारा, 


तहत शक्ति 
प्रदान की गयी है 


दण्डाधिकारी 

(विशेष 
कार्यपालक / 
कार्यपालक) 

6 


1 


2 


3 


4 


5 


7 


1 


द 0 प्र 0 सं 0 1973 
की धारा -21 


चुनाव प्रक्रिया 


लोक सभा 


कैमूर (भभुआ ) 


की समाप्ति 

तक 


आम निर्वाचन , 

2019 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


जिला निर्वाचन 
पदाधिकारी - सह -जिला 
दण्डाधिकारी , कैमूर 
(भभुआ ) के पत्रांक -226 
दि 0 16.05.2019 के साथ 
संलग्न सूची में अंकित 
कार्मिक । 


बिहार गजट , 29 मई 2019 


11 


2 


द 0 प्र 0 सं 0 1973 
की धारा -20 


चुनाव प्रक्रिया 


सीवान 


लोक सभा 
आम निर्वाचन , 

2019 


कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


की समाप्ति 
तक 


जिला निर्वाचन 
पदाधिकारी - सह 
जिलाधिकारी, सीवान के 
पत्रांक- 1074 दि ० 
05.05.2019 के साथ 
संलग्न सूची में अंकित 


कार्मिक । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव । 


अधीक्षक , 


सचिवालय 

मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 10-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http : // egazette .bih.nic.in 


12 


बिहार गजट , 29 मई 2019 


भाग -2 
बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , आदेश , 

अधिसूचनाएं और नियम आदि। 


पर्यावरण एवं वन विभाग 
कार्यालयः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना 


कार्यालयादेश 

शुद्धि पत्र 

23 मई 2019 
सं0 स्था 0 3014 / 18-49 - इस कार्यालय के कार्यालय आ 0 सं 0 - स्था 0 3014 / 18-109 सह पठित ज्ञापांक -2894 
दिनांक 26.10.2018 में अंकित “ वन क्षेत्र पदाधिकारी के पद पर अपुनरीक्षित पी 0 बी0-2 एवं ग्रेड पे 4200 पुनरीक्षित लेवल -7 
( 44900-142400 ) के वेतनमान " को आंशिक रूप से संशोधन करते हुए निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है: 

“ वन क्षेत्र पदाधिकारी के पद पर अपुनरीक्षित पी 0 बी0-2 एवं ग्रेप पे 4200 पुनरीक्षित लेवल -6 (35400-112400) के 
वेतनमान " 

2. पूर्व में निर्गत इस कार्यालय के आसं0 109 सह पठित ज्ञापांक 2894 दिनांक -26.10.2018 को इस हद तक 
संशोधित समझा जाय । 

3. अन्य शर्ते यथावत रहेंगे । 


आदेश से , 


डी 0 के 0 शुक्ला, प्रधान मुख्य वन संरक्षक ( HOFF) | 


अधीक्षक , 


सचिवालय 

मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 

10-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http : // egazette . bih.nic.in 


बिहार गजट , 29 मई 2019 


w 


भाग - 9 - ख 
निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 

सूचनाएं इत्यादि 


सूचना 


No. 570 --- I, TANVI W / O Harshit Prasad, R/ O Sahu Complex, Behind Boobna 
Dharamshala, Gudri Road , Hajipur, Vaishali, Bihar. vide Affidavit No. 8945 dated 18.04.2019 
will be known as Tanvi Prasad for all Future Purposes . 

TANVI. 


सं 0 571 -- मैं सुचित्रा कुमारी पिता श्री ललित प्रसाद साह, पति मृणाल सौरभ , पता- फ्रेंडस कॉलोनी, रोड 
नं ० 4 , पोस्ट- आशियाना नगर , थाना- राजीव नगर, पटना , शपथ पत्र संख्या -609 दिनांक 14.03.2019 द्वारा 
सुचित्रा साह के नाम से जानी जाउँगी । 

सुचित्रा कुमारी । 
No. 571 -- I, SUCHITRA KUMARI, D / o Lalit Prasad Sah W / o Mrinal Saurabh, R / o 
Friends Colony, Road No. 4, P.O.- Ashiyana Nagar , P.S. Rajeev Nagar , Patna-25 , vide Affidavit 
No. 609, dated 14.03.2019 , shall be known as Suchitra Sah . 

SUCHITRA KUMARI. 


अधीक्षक , 


सचिवालय 

मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 10-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http : // egazette . bih.nic.in 


14 


बिहार गजट , 29 मई 2019 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 


प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


सं 0 ग्रा ० वि०-14 ( भा ० ) भा0-08 / 15-424401 

ग्रामीण विकास विभाग 


संकल्प 

15 मई 2019 
श्री निरंजन कुमार , तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी - सह - प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोराडीह , भागलपुर 
सम्प्रति ग्रामीण विकास विभाग पदाधिकारी- सह - प्रभारी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , नावकोठी, बेगुसराय के विरूद्ध विभागीय 
संकल्प सं 0 329405 दिनांक 20.09.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित है । 

उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी , श्री अनुराग कौशल सिंह , विशेष कार्य पदाधिकारी , ग्रामीण 
विकास विभाग , बिहार , पटना के अन्यत्र स्थानान्तरण के फलस्वरुप उनके स्थान पर श्री दिलीप कुमार अग्रवाल , विशेष 
कार्य पदाधिकारी , ग्रामीण विकास विभाग , बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी को नामित किया जाता है । 

विभागीय संकल्प सं 0 329405 दिनांक 20.09.2017 के शेष अंश पूर्ववत रहेंगे। 

उक्त आदेश पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। 
आदेश : - आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी 
प्रति सभी सम्बन्धित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
राधा किशोर झा , संयुक्त सचिव । 


सं ० ग्रा ०वि०-14 ( सा ० ) गो0-02 / 2018-424157 


संकल्प 

14 मई 2019 
विभागीय संकल्प सं 0 406286 दिनांक 15.01.2019 द्वारा श्री दृष्टि पाठक , तत्कालीन प्रखंड विकास 
पदाधिकारी, कुचायकोट सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी , टेटिया बम्बर , मुंगेर के विरूद्ध जिला पदाधिकारी , गोपालगंज के 
पत्रांक -988 / पं 0 दिनांक 08.08.2018 द्वारा प्रतिवेदित आरोपों पर विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी है । 

श्री पाठक के विरूद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही में नामित संचालन पदाधिकारी श्री अनुराग कौशल सिंह , 
उप सचिव , ग्रामीण विकास विभाग , बिहार , पटना के अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने के फलस्वरुप उनके स्थान पर श्री 
दिलीप कुमार अग्रवाल , विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार , पटना को नया संचालन पदाधिकारी नामित 
किया जाता है । 

संकल्प सं 0 406286 दिनांक 15.01.2019 के शेष शर्ते पूर्ववत रहेगी । 

उक्त आदेश पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त 
आदेश : - आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी 
प्रति सभी सम्बन्धित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
राधा किशोर झा , संयुक्त सचिव । 


। 


बिहार गजट , 29 मई 2019 


15 


सं 0 ग्रा ० वि०-14 ( मुं ० ) खग0-02 / 2017-424503 


संकल्प 

16 मई 2019 
श्री मनोज कुमार अग्रवाल , तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी , बाराहाट , बाँका के विरूद्ध जिला 
पदाधिकारी , बाँका के पत्रांक- 143 दिनांक 27.02.2018 एवं पत्रांक -03 दिनांक 05.01.2019 के द्वारा 
प्राप्त दो आरोप पत्र के आलोक में विभागीय कार्यालय आदेश सं 0 408324 दिनांक 25.01.2019 के द्वारा 
विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी है । 

श्री अग्रवाल के विरूद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही में कार्यरत संचालन पदाधिकारी श्री अनुराग 
कौशल सिंह , विशेष कार्य पदाधिकारी , ग्रामीण विकास विभाग , बिहार , पटना के अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने के 
फलस्वरुप उनके स्थान पर श्री राजेश परिमल , उप सचिव , ग्रामीण विकास विभाग , बिहार , पटना को संचालन 
पदाधिकारी नामित किया जाता है । 

कार्यालय आदेश सं 0 408324 दिनांक 25.01.2019 की शेष शर्ते पूर्ववत रहेंगी। 

उक्त आदेश पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। 
आदेश : - आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी 
प्रति सभी सम्बन्धित को भेज दी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 
राधा किशोर झा , संयुक्त सचिव। 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। 
बिहार गजट , 10-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http : // egazette . bih.nic.in 


